निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


1 वैशाख 1932 ( श० ) 
पटना , बुधवार, 21 अप्रील 2010 


( सं० पटना 275 ) 


विधि विभाग 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


अधिसूचना 


20 अप्रील 2010 


एस0ओ0 73 , दिनांक 21 अप्रील 2010 — विधि विभागीय अधिसूचना सं0 2032 , दिनांक 30 जून 
2003 द्वारा गठित एवं अधिसूचना संख्या 74 , दिनांक 22 मई 2006 द्वारा विघटित बिहार राज्य धार्मिक न्यास 
पर्षद के लिए बिहार - राज्यपाल बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम , 1950 (बिहार अधिनियम 1 , 1951 ) ( यथा 
संशोधित , बिहार अधिनियम 1 , 2007 ) की धारा 8 की उप - धारा ( 1 ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए निम्नांकित व्यक्तियों को उनके नाम के सामने अंकित अध्यक्ष एवं सदस्य नियुक्त करते हैं : 
( 1 ) आचार्य किशोर कुणाल , 

अध्यक्ष 


सचिव , श्री महावीर स्थान न्यास समिति , पटना। 


( 2 ) श्री राम बालक महतो, 


सदस्य 


पूर्व महाधिवक्ता, 


राजेन्द्र नगर , पटना । 


( 3) अवकाश प्राप्त न्यायमूर्ति , 


सदस्य 


श्री पी0के0 सिन्हा, 


बुद्धा कालोनी, पटना । 


बिहार गजट ( असाधारण ), 21 अप्रील 2010 


( 4 ) श्री दामोदर प्रसाद , 


सदस्य 


पूर्व जिला एवं सत्र न्यायाधीश, 


सगुना मोड़ के पास, पटना । 


( 5 ) महंत शिव नारायण गिरि, 


सदस्य 


बुढ़ा नाथ मन्दिर, भागलपुर । 


सदस्य 


( 6 ) श्री चौठी सदाय , 

रीडर, दरभंगा संस्कृत विश्व विद्यालय, दरभंगा । 


बुद्धा कालोनी , पटना । 


( 7 ) पं0 भवनाथ झा , 


सदस्य 


सम्पादक , धर्मायण , 


सदस्य 


चाँदमारी रोड , पटना । 
( 8 ) श्री कृष्ण कुमार सिंह , 

सदस्य, बिहार विधान परिषद् , पटना । 
(9) श्री हरेन्द्र प्रसाद सिंह, 


सदस्य 


राजकीय अधिवक्ता, 


पटना उच्च न्यायालय , पटना । 


2. आचार्य किशोर कुणाल , अध्यक्ष, बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद को राज्य मंत्री की सुविधा देय 


होगी । 


3. यह तुरंत प्रभावी होगा । 


( सं0 एल0आर0टी0 - 01 - 01/ 2001/ 1903/ जे0 ) 
बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

राजेन्द्र कुमार मिश्र, 
सरकार के सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 275-571 + 200 -डी0टी0पी0 । 

Website: http :// egazette. bih. nic.in 


